रजिस्ट्री सं डीएल - 33004/ 97 


REGD NO . D . L.- 33004/97 


:-* 


-* 


सत्यमेव जयत 


भारत की राजपत्र 
The Gazette of India 


असाधारण 
EXTRAORDINARY 


T .FAI 
. 


जा . . 


भाग II - खण्ड 3 - उप - खण्ड ( ii ) 
PART 1 - Section 3 – Sub -section ( ii ) 


w thes 
. ...... 572194 


प्राधिकार से प्रकाशित 
PUBLISHED BY AUTHORITY 


सं 669 ] 
No. 669 ] 


नई दिल्ली, गृहस्पतिवार, दिसम्बर 4, 1997/ अग्रहायण 13, 1919 
NEW DELHI, THURSDAY, DECEMBER 4 , 1997/AGRAHAYANA 13 , 1919 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


कृषि मंत्रालय 
( कृषि एवं सहकारिता विभाग ) 

अधिसूचना 

नई दिल्ली, 4 दिसम्बर , 1997 
का . आ . 821 ( अ ) : -- जबकि बहु - राज्य सहकारी समिति अधिनियम, 1984 ( 1984 का 51 ) जिसे एतद्पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया 
है , की धारा 37 के तहत यह प्रावधान है कि कोई भी व्यक्ति किसी बहु - राज्य सहकारी समिति के बोर्ड के अध्यक्ष या सभापति या उपाध्यक्ष या उप - सभापति 
का पद धारित करने का उस स्थिति में पात्र नहीं होगा यदि वह दो लगातार कार्य - कालों के दौरान, पूरी तरह से या आंशिक रूप से उपर्युक्त पद धारित कर 
चुका हो ; 

और जहां 
( i ) राष्ट्रीय सहकारी मछुआरा संघ लिमिटेड, नई दिल्ली 

( ii ) गोवा राज्य सहकारी बैंक लिमिटेड, गोवा 
जैसी बहराज्यीय सहकारी समितियों ने इन समितियों के हित में इनके कार्यालय - भषन के समुचित और कुशल निर्माण कार्य के लिए अपने अपने अध्यक्ष को 
लगातार तीसरे वर्ष भी बनाये रखने के लिए केन्द्र सरकार को अभ्यावेदन दिया है । 

और जबकि केन्द्र सरकार सावधानीपूर्वक विचार करने के पश्चात इस बात से सन्तुष्ट हैं कि इन समितियों को उक्त अधिनियम की धारा 37 के 
प्रावधानों से छूट देना समीचीन होगा ; 

अतः अब उक्त अधिनियम की धारा ११ की उप - धारा ( 2 ) द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करते हुए तथा उपर्युक्त कारणों से केन्द्र सरकार एतदद्वारा 
उपर्युक्त समितियों को इस अधिसूचना के प्रकाशन की तिथि से एक वर्ष की अवधि के लिए उक्त अधिनियम की धारा 37 के प्रावधानों से छूट देती है । 


| फा . सं . आर - 11017/ 46/ 90 - एल. एण्ड एम. ] 

पॉल ओसेफ , संयुक्त सचिव 


3082 GI / 97 


( 1 ) 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


[PART IT — SEC, 3 ( 1)] 


11 


MINISTRY OF AGRICULTURE 
(Department of Agriculture and Cooperation ) 

NOTIFICATION 

New Delhi, the 4th December, 1997 
S . O . 821 ( E ):— Whereas section 37 of theMulti -State Cooperative Societies Act, 1984 (hereinafter referred to as the 
Act ) provides that no person shall be eligible to hold the office of President or Chairman or Vice-President or Vice - Chairman on 
the Board of a Multi -Stalc Cooperative Socicly after he has held the office during two consecutive leraus, whether ſull or part , 

And , whereas the following Multi Stale Cooperative Societies have represented to the CentralGovernment for con 
linuation of President of the respective societies for the third term to undertake construction of office premises in the proper and 
efficientmanner in the interest of the societies, namely : 

(i) National Federation of Fishermen s Cooperatives Ltd ., New Delhi ; 
(ii) The Goa State Cooperative Bank Ltd ., Goa . 


And whereas, the CentralGovernment after careful consideration is satisfied that it will be expedient to exempt the 
said societics from the provisions of Section 37 of the Act; 

Now , therefore, in exercise of the powers conferred by sub -section (2 ) of section 99 of the Act , and ſor the reasons 
stated above the Central Government hereby exempts the above mentioned societies, from the provisions of section 37 of the 
said Act for a period of one year from the date of publication of this notification , 


(File R - 11017/46 /90 -L & M ] 

PAUL JOSEPH , Jt. Secy. 


Printed hy the Manager, Govt. of India Preno , Ring Road . Mayapuri, Now Dolhi- 110064 

and Published ly the Controllor of Publications. Delhi- 110054 - 1997 


